fet No ft-( 1) - 72 


REGISTERED NO. D - ( D ) - 72 


F 


) . 


सत्यपेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Jadia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

HET II 3.- án (1) 
PART 11 - Section 3 – Sub- section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


to 197 ] 
No. 1971 


offacet, AHOTT, T 20, 1977 /vio 30, 1899 
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 1977/ JYAISTHA 30 , 1899 


इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखमासी । 
Separate paging is glven to this part in order that it may be bled 

as a separate compllation 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

(Department of Company Affairs ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th June 1977 
G . S . R , 385 ( E ) — In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 2 ) , and clause ( b ) of sub - section ( 7 ) , of section 58A , read with section 
642 , of the Companies Act , 1956 ( 1 of 1956 ) , the Central Government, in con 
gultation with the Reserve Bank of India , hereby makes the following rules, 
namely : 

1. Short title , Commencement and appHcation . — ( 1 ) These rules may be 
called the Non -banking Financial Companies and Miscellaneous Non -banking 
Companies (Advertisement) Rules , 1977 . 

( 2 ) They shall come into force on the 1st of July , 1977 . 

(3 ) They shall apply to all non -banking financial companies and miscellaneoug 
non -banking companies . 
2 . Deinltlong - In these rules , unless the context otherwise requires 

( a ) " deposit " has the meaning assigned to it in the directions; 
( b ) " directions" means the Non - Banking Financial Companies (Reserve 

Bank ) Directions, 1977 , or as the case may be, the Miscellaneous 
Non - Banking Companies (Reserve Bank ) Directions, 1977; 


(1137) 


1128 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II — SEC. 3 (1) 


- 


( c ) " Miscellaneous non -banking company " has the meaning assigend to 

it in clause ( 8 ) of paragraph 3 of the Miscellaneous Non - Banking 

Companies (Reserve Bank ) Directions, 1977; 
(d ) " Non -banking financial company " has the meaning assigned to it in 

clause ( 1 ) of sub -paragraph ( 1 ) of paragraph 2 of the Non - Banking 

Financial Companies (Reserve Bank ) Directions, 1977 . 
3 . Form and particulars of advertisement ( 1 ) Every company intending to 
invite or allowing or causing any other person to invite or cause to be invited 
on its behalf, any deposits from the public, other than its directors , shareholders 
or employees shall issue an advertisement for the purpose in a leading English 
newspaper and one vernacular newspaper circulating in the state in which the 
registered office of the company is situate . 

( 2 ) No such company shall issue or allow any other person to issue or cause 
to be issued on its behalf , any advertisement inviting deposits unless such 
advertisement is issued on the authority and in the name of the Board of 
Directors of the company and contains a reference to the conditions subject to 
which deposits shall be accepted by the company, the date on which the said 
Board of Directors has approved the text of the advertisement and the following 
Information , namely : 

( a ) the name of the company; 
( b ) the date of incorporation of the company; 
( c ) the business carried on by the company and its subsidiaries with 

details of branches or units, if any ; 
( d ) brief particulars of the management of the company ; 
( e ) Names, addresses and occupations of the Directors ; 
( 1 ) profits of the company before and after makıng provisions for tax for 

the three Anancial years immediately preceding the date of 

advertisement; 
(8 ) dividends declared by the company in respect of the said years , 
( h ) a summarised financial position of the company as in the two audiled 

balance sheets immediately preceding the date of advertisement 
in the following form , namely s 


Summarised financial position of the company as appearing in the two latest 

audited balance sheets , 


Llabilities 


Aggets 


Figurce for the Figures for 
latest financial year the financial 
for which audited ycar pre 
accounts are avail 

vious to 
able 

the ycar 
referred to 
in col. 2 


Figures for the Figures for the 
latest financial financial year 
ycer for previous to 
which audited the year 
accounts are referred to 

available in col. 5 


Share Capital Re 
serve & surplus 
Secured loans Un 
Accured loans 
Current liabilities & 
provisions 


Fixed aggets 
Inveytments 
Currcot Assets 
Loans & Adva 
nces M19c . Ex 
penditure Profit 
& loss account 


Total 


Total 


NOTE . - - Brief particulars of Contingent Liabilities may be added by way of footnote ; 


ATT II 


. 3 (i) 


भारत का असाधारण राजपत्र 


1139 


- - 


- - 


( i ) The amount which the company can raise by way of deposits under 

the directions and the aggregate of deposits actully held on the last 

day of the immediately preceding financial year ; 
(1 ) a statement to the effect that on the day of the advertisement, the 

company has no overdue deposits other than unclaimed deposits or 
a statement showing the amount of such overdue deposits , as the 

case may be; 
( k ) A declarotion to the effect 
(1) that the company has complled with the provisions of the directions 

applicable to it ; 
( ii) that the compliance with the directions does not imply that repay 

ment of deposits is guaranteed by the Reserve Bank of India ; and 
( 11i ) that the deposits accepted by the company ( other than secured 

deposits , if any, accepted under the provisions of the directions, 
the aggregate amount of which may be indicated ) are unsecured 
and ranking pari passu with other unsecured liabilities . 


4 Valldity of the advertisement - An advertisement issued in accordance 
with these rules shall be valid until the expiry of six months from the date 
of closure of the financial vcar in which it is issued or until tingte on which 
the balance sheet is laid before the company in general meeting or where the 
annual, general meeting for any year has not been held , the latest day on which 
that meeting should have been held in accordance with the provisions of the 
Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) whichever is earlier , and a fresh advertisement 
shall be made in each succecding financial year for invitation of deposits during 
that financial year. 


5 Copy of the advertisement to he fled with the Reserve Bank . -- No 
advertisement shall be issued by or on behalt of company unless on or before 
the date of its Issue, there has been delivered to the Regional Office of the 
Department of Non - Banking Companies of the Reserve Bank of India within 
whose furisdiction the registered office of such company is situate, a copy thereof 
signed by a majority of the directors constituting the board of directors which 
approved the advertisement or by their agents authorised in writing. 


Explanation For the purpose of this sub - rule the date of the issue of the 
newspaper in which the advertisement appears shall be taken as the date of 
issue of the advertisement 


[No. 1 / 161 / 76 - CL .XIV ] 
fafier, ruta ale wzgoft more time 
(openent ad forum ) 

अधिसूचना 

of feroit, 17 qa, 1977 
HTO 70 for 385 (a ) -- * 98 afufaus, 1956 ( 1956 4T 1) # 7 ETCT 642 
Ara foa UTT 584 * TUTT ( 2 ) (u ) T 348137 7 # * ( P ), UiTT TAKT 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात् .--- 

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 

गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी और प्रकीर्ण गैर- बैंककारी कम्पनी (विज्ञापन ) 
fa94 , 1977 


1140 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II - SEC 3 (1) 


( 2 ) ये एक जुलाई, 1977 को प्रवृत्त होगे । 

( 3 ) ये सभी गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियो और प्रकीर्ण गैर-बैककारी कम्पनियो 
को लागू होगे । 


2. परिभाषाएं . - इन नियमों में , जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 


( क ) “निक्षेप " का वही अर्थ है जो इसका निदेशो मे है ; 
( ख ) “निदेशो " मे , यथास्थिति, गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी ( रिजर्व बैंक ) 1977 

या प्रकीर्ण गैर-बैंककारी कम्पनी ( रिजर्व बैंक ) निदेश , 1977 अभिप्रेत है ; 
( ग ) "प्रकीर्ण गैर - बैककारी कम्पनी " का यही अर्थ है जो उसका प्रकीर्ण गैर-बैंककारी 

कम्पनी (रिजर्व बैंक ) निदेश, 1977 के पैरा 3 के खंड ( छ ) में है , 
( घ ) "गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनीका वही अर्थ है जो उसका गैर-बैंककारी वित्तीय 

कम्पनी (रिजर्व बैंक ) निदेश , 1977 के पैरा 2 के उप-पैरा ( 1 ) के खंड ( 8 ) 
में है । 


3. विज्ञापन का स्वरूप और उसकी विशिष्टियां - - ( 1 ) प्रत्येक कम्पनी जिसका प्राशय , 
अपने निवेशको, शेयरधारको या कर्मचारियो से भिन्न , जनता से निक्षेप आमन्त्रित करने का या 
करने की मनुशा देने का या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को आमन्त्रित करने देने का या उससे 
आमन्त्रित कराने का हो , इस प्रयोजन के लिए किसी एक प्रचलित अंग्रेजी समाचारपत्र में और देशी 
भाषा के ऐसे समाचारपत्र में जिसका उस राज्य में प्रचलन हो , जिसमें कि कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत 
कार्यालय स्थित है, एक विज्ञापन निकालेगी । 


( 2 ) कोई ऐसी कम्पनी तब तक ऐसा विज्ञापन , जिसमें निक्षेप आमन्त्रित किए जाये , 
नहीं निकालेगी या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को निकालने की या उसके द्वारा निकलवाए 
जाने की अनुज्ञा नही देगी जब तक कि ऐसा विज्ञापन कम्पनी के निदेशक बोर्ड के प्राधिकार से और 
उसके नाम में न निकाला जाए और जब तक कि उसमें वे शतें जिन पर कम्पनी द्वारा निक्षेपो का 
प्रतिग्रहण किया जाएगा , वह तारीख जिसको उक्त निदेशक बोर्ड ने विज्ञापन के पाठ को अनमोदन 
किया है और निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख न किया जाए , अर्थात् . - - 


( क ) कम्पनी का नाम , 
( ख ) कम्पनी के निगमन की तारीख ; 
( ग ) कम्पनी और उसकी समनुसगियो द्वारा चलाया जा रहा कारबार , उसकी शाखामो 

और एककों , यदि कोई हो, के ब्यौरो महित , 
( घ ) कम्पनी के प्रबन्धतन की सक्षेप में विशिष्टियां ; 
( ङ ) निदेशको के नाम, पते और व्यवसाय ; 
( च ) विज्ञापन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की बाबत कम्पनी के कर के 

लिए व्यवस्था करने के पूर्व तथा पश्चात् लाभ ; 


भाग II - खं . 3( ) भारत का असाधारण राजपम 

II4I 
----- -- - - - - - - -- - - ----- -- -- - -- - - ---- - -- 

( छ ) उक्त वर्षों की बाबत कम्पनी द्वारा घोषित डिविडेर , 
( ज ) विज्ञापन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दो संपरीक्षित तुलन पत्रों में दिखाई गई कम्पनी 

की सक्षिप्त वित्तीय स्थिति जो निम्नलिखित प्ररूप में होगी , अर्थात् - 


कम्पनी की संक्षिप्त वित्तीय स्पिति जैसी कि अन्तिम सपरीक्षित तुलनपस्रो में दिखाई गई है । 


देनदारी अन्तिम वित्तीय वर्ष के , स्तम्भ 2 में पास्तिया अन्तिम वित्तीय वर्ष के , स्तम्भ 5 में 
जिसका सपरीक्षित लेखा निर्दिष्ट वर्ष 

जिसका सपरीक्षित लेखा निर्दिष्ट वर्ष 
उपलब्ध हो , प्राकड़े के पूर्ववर्ती 

उपलब्ध हो, पाकड़े के पूर्ववर्ती 
वित्तीय वर्ष 

वित्तीय वर्ष 
के प्राकडे 

के प्रांकड़े 


2 


3 


5 


6 


अश पूजी प्रारक्षिति और 
अधिशेष प्रतिभूत ऋण 
अप्रतिभूत ऋण चालू 
देनदारी और व्यवस्थाएं 


स्थिर आस्तियां विनिधान 
चालू आस्तियाँ ऋण 
और अग्रिम प्रकीर्ण 
व्यय लाभ एवं 
हानि लेखा । 


- 


- - - - 


- -- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


-- - -- 


- 


--- - 


- - - - - - - - - 


- - 


-- - - - 


कुल ओड़ 


कुल जोड़ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


टिप्पण . - -टिप्पण के प में समाश्रित दायित्वों की संक्षिप्त विशिष्टिया जोड़ी जा सकेगी । 


( 1 ) वह रकम जो कि ऐसी कम्पनी निदेशों के अन्तर्गत निक्षेपों के रूप में ल सकती है और 

ठोक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन वस्तुत . घृत निक्षेपो की सकल रकम । 
( अ ) यथास्थिति , इस प्राशय की विवरणी कि विज्ञापन की तारीख को का पनी के कोई 

अति गोष्य निक्षेप , प्रदायाकृत निक्षेपो से भिन्न , नही है या ऐसे पतिशोष्य निक्षेपो को 

दर्शाने वाली विवरणी , और 
( ट ) इस प्राशय की घोषणा कि .- - 

(i) कम्पनी ने उसे लागू निदेशों के उपबन्धों का अनुपालन किया है , 
(ii) उक्त निदेशों के अनुपालन में यह अन्तनिहित नहीं है कि निक्षेपो का प्रतिदाय 

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गारण्टीकृत है ; 
( ii ) कम्पनी द्वारा प्रतिग्रहीत निक्षेप ( उन प्रतिभूत निक्षपो , यदि कोई हो , से भिन्न 

जिनका प्रतिग्रहण निदेशों के उपबन्धों के अधीन किया गया है , जिनकी सकल 
रकम उपदर्शित की जानी चाहिए ) अप्रतिभूत हैं और अन्य अप्रतिभूत दायित्वों 
के समरूप हैं । 


1112 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II — SEC . 8 (1) 


4. विज्ञापन की विधि मान्यता. ---इन नियमों के अनुसरण में निकाला गया विज्ञापन 
उस वित्तीय वर्ष, जिसमें कि वह निकाला जाए, कि समाप्ति की तारीख से, छ . मास के अवसान 
या उस तारीख पर्यन्त जिसको कम्पनी के साधारण अधिवेशन में तुलन -पत्र प्रस्तुत किया जाए 
या जहां किसी वर्ष के लिए वार्षिक साधारण अधिवेशन प्रायोजन नहुमा हो वहाँ, उस सब से अन्तिम 
दिन पन्त जिसको ऐसा अधिवेशन कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) के उपबन्धो 
के अनुसरण में प्रायोजित होना चाहिए था , इनमें से जो भी तारीख पूर्वतर हो उस पर्यन्त , 
विधिमान्य होगा, और प्रत्येक उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष में उस वित्तीय वर्ष के दौरान निक्षेप 
आमन्त्रित करने के लिए नया विज्ञापन निकाला जाएगा । 


5. विज्ञापन की प्रति जो रिजर्व बैंक को भेजी जाएगी. - कम्पनी द्वारा या उसकी ओर 
से तब तक कोई विज्ञापन नही निकाला जाएगा जब तक कि उसको निकाले जाने की तारीख को या 
उससे पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गैर-बैंककारी कम्पनी विभाग के उस प्रादेशिक कार्यालय को , 
जिसकी अधिकारिता में ऐसी कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, विशापन की एक प्रति उस 
निदेशक बोर्ड के सदस्यो में से बहुमत के हस्ताक्षर के साथ जिन्होने विज्ञापन का अनुमोदन किया , या 
उनके लिखित में प्राधिकृत अभिकर्तापो के हस्ताक्षरों के साथ , परिदत्त नही कर दी जाती । 


स्पष्टीकरण . - - इस उपनियम के प्रयोजन के लिए उस समाचारपत्र के , जिसमें कि विज्ञापन 
पाया है निकलने की तारीख ही विज्ञापन निकलने की तारीख मानी जाएगी । 


[ सं० 115175 - सी०एल०XIV ] 


G . S R . 386 ( E ) . - -In exercise of powers conferred by section 58A, read with 
Bection 642, of the Companies Act , 1956 ( 1 of 1966 ) , the Central Government , 
In consultation with the Reserve Bank of India , hereby makes the following 
rules further to amend the Companies ( Acceptance of Deposits ) Rules , 1975 , 
namely : 


1. ( 1 ) These rules may be called the Companies ( Acceptance of Deposits ) 
Amendment Rules, 1977. 


(2 ) They shall come into force on First of July , 1977. 


2 . In sub -rule ( 3 ) of rule 1 of the Companies 
Rules , 1975 , the proviso shall be omitted . 


( Acceptance of Deposits ) 


[ No. 1/ 151/ 75 - CL. XIV ] 

A CHOUDHURY , Jt. Secy . 
साकानि0 386( म ) - केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) 
की धारा 642 के साथ पठित धारा 584 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व 
बैंक से परामर्श करके , कम्पनी ( निक्षेपो का प्रतिग्रहण ) नियम , 1975 में और संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् - - 


1. ( 1 ) इन नियमो का संक्षिप्त नाम कम्पनी (निक्षपों का प्रतिग्रहण ) संशोधन नियम , 
1977 है । 


( 2) ये 1 जुलाई, 1977 से प्रवृत होगे । 


भाग II . खं 3 (i) भारत का असाधारण राजपत्र 

II43 
- - - - - - - - - - -- -- -- - - - - -- - - - -- 
2. कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण ) नियम , 1975 के नियम 1 के उपनियम ( 3 ) में 
परन्तुक का लोप किया जाएगा । 


[ सं० 1 151 75- सी एल 14 
ए० चौधरी, सयुक्त सचिव । 


महा प्रबन्धक , भारत सरकार मद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली धारा 

मप्रित तथा नियत्रक , प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS . MINTO ROAD, 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1977 


